IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या- 956 राँची, सोमवार , 


11 दिसम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


- - - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
9 अक्टूबर , 2017 


संख्या- 3/पद-01( ख )- 10 / 2014 का .- 10414-- श्री दीपक कुमार शाही, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
757 / 03 , गृह जिला - मुजफ्फरपुर ) बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग ( अधिसूचित संयुक्त सचिव , नगर 
विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड, राँची ) के स्थानांतरण / पदस्थापन से संबंधित विभागीय 
अधिसूचना संख्या- 10072 दिनांक 22 सितम्बर , 2017 को दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक स्थगित 
किया जाता है । 

ii. श्री शाही दिनांक 28 फरवरी , 2018 तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर बने 
रहेंगे । 


संख्या- 3/ पद-01 ( ख )- 10 / 2014 का .- 10415-- निदेशक (प्रशासन ), गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राकेश रौशन, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 698 / 03 , गृह 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 दिसम्बर , 2017 


जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप सचिव , कृषि पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

ii. श्री रौशन अपने कार्यों के साथ निदेशक (प्रशासन ), बिरसा कृषि विश्वविधालय, राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या - 3/ पद-01( ख )-10 / 2014 का .- 10416-- अपर उपायुक्त , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित 
श्री सुनील कुमार , न० -2, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 728 / 03, गृह जिला - राँची ) को स्थानांतरित करते हुए 
इन्हें अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख)-10/ 2014 का .- 10417-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 732 / 03 , गृह जिला- राँची ) को अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन 
कार्यक्रम, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद- 01 ( ख )-10 / 2014 का .- 10418 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा सदर के पद 
( धारित पद अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) पर पदस्थापित श्री नन्दकिशोर लाल , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 764 / 03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश 
तक अनुमण्डल पदाधिकारी , मधुपुर ( देवघर ) के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है | 
ii . श्री लाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् मधुपुर ( देवघर ) 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/ पद -01( ख)- 10 / 2014 का .- 10419-- अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर (पश्चिमी 
सिंहभूम ) के पद ( धारित पद अपर समाहता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) पर पदस्थापित श्री 
इश्तियाक अहमद, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 769 / 03, गृह जिला- हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए 
इन्हें अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/ पद- 01( ख)- 10/ 2014 का .- 10420 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह सदर के पद ( धारित पद 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) पर पदस्थापित श्रीमती नमिता कुमारी, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 826 /03, गृह जिला- पश्चिमी सिंहभूम ) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 दिसम्बर, 2017 


तक क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी , आयुक्त का कार्यालय कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद- 01 ( ख )-10/ 2014 का .- 10421 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित ( धारित पद अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) श्री सौरव कुमार सिन्हा , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 827 / 03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश 
तक अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3 /पद- 01 ( ख)- 10 / 2014 का .- 10422-- अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद , पलामू के पद 
( धारित पद अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) पर पदस्थापित श्री सुरजीत कुमार सिंह , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 8320/ 03 , गृह जिला - औरंगाबाद) को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के 
पद को उत्क्रमित कर अपने वेतनमान में पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक महिला, बाल 
विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01( ख )-10 / 2014 का .- 10423-- अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद ( धारित पद 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित ) पर पदस्थापित श्री सुधीर कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 835 / 03 , गृह जिला- धनबाद) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक क्षेत्रीय 
विकास पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद- 01( ख)- 10 / 2014 का .- 10424-- अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका ( अतिरिक्त प्रभार 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका) के पद पर पदस्थापित श्री जयप्रकाश झा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
580/ 03 , गृह जिला- मधेपुरा) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
ii. श्री झा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् लातेहार के लिए 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 3/पद-01( ख)-10 / 2014 का .- 10425 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , धालभूम के पद पर 
पदस्थापित ( अतिरिक्त प्रभार विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर ) श्री 
प्रभात कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 754/ 03, गृह जिला- राँची) की सेवा जिला परिवहन पदाधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 दिसम्बर , 2017 


___ संख्या- 3/ पद-01( ख )-10 / 2014 का .- 10426-- जिला परिवहन पदा०, पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा 
के पद पर पदस्थापित श्री संजय पी० एम० कुजूर, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 782 / 03, गृह जिला - राँची ) 
की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड से वापस लेते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर 
पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या - 3/ पद -01( ख)-10 / 2014 का .- 10427 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर ( देवघर ) के पद 
पर पदस्थापित श्री कुन्दन कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 804 / 03 , गृह जिला - हजारीबाग) को 
स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 
ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् हुसैनाबाद ( पलामू ) 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/पद- 01 ( ख )-10/ 2014 का .- 10428-- अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री राकेश कुमार , झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दुमका के लिए 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 01( ख)- 10 / 2014 का .- 10429-- अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्री दीपू कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- गिरिडीह ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक इनकी सेवा भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व, निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01 ( ख )- 10 / 2014 का .- 10430-- श्री बन्धन लांग , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- राँची ) की राजस्व निबधंन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी गई सेवा वापस 
लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया है । 
ii . श्री लांग को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् सिमडेगा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 दिसम्बर, 2017 


2. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है परन्तु 
यदि उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
3 . सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
अक्टूबर, 2017 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
4. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित /पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 956 -- 50 


